32. सो उस शख्स से बढ़ कर जालिम कौन है जो अल्लाह 
पर झूट बांधे और सच को झुटलाए जबकि वोह उसके 
पास आ चुका हो, क्‍या काफिरों का ठिकाना दोजूखमें 


नहीं है ? 


33. और जो शख्स सच ले कर आया और जिसने उसकी 
तस्दीक की वोही लोग ही तो मुत्तकी हैं। 


34. उन के लिए वोह (सब ने'अमतें) उनके रबके पास 
(मौजूद) हैं जिनकी वोह ख्वाहिश करेंगे, येही मोहसिनों 
की जजा है। 


35. ताकि अल्लाह उनकी खताओं को जो उन्होंने कीं 
उनसे दूर कर दे और उन्हें उनका सवाब उन नेकियों के 
बदले में अ॒ता फरमाए जो बोह किया करते थे। 


36. कया अल्लाह अपने बंदऐ (मुकूर्रब नबिय्ये मुकर्रम 
£(/2 ) को काफी नहीं है ? और येह (कुफ्फार) आपको 
अल्लाह के सिवा उन बुतों से (जिनकी येह पूजा करते हैं) 
डराते हैं, और जिसे अल्लाह (उसके कुबूले हक्क से 
इन्कार के बाइस) गुमराह ठेहरा दे तो उसे कोई हिदायत 
देनेवाला नहीं। 

37. और जिसे अल्लाह हिदायत से नवाज दे तो उसे कोई 
गुमराह करनेवाला नहीं । क्या अल्लाह बड़ा गालिब, 
इन्तिकाम लेने वाला नहीं है। 

38. और अगर आप उनसे दर्याफ्त फरमाएं कि आस्मानों 
और जमीन को किसने पैदा किया तो वोह जरूर कहेंगे 
अल्लाहने, आप फरमा दीजिए ; भला येह बताओ कि जिन 
बुतों को तुम अल्लाहके सिवा पूजते हो अगर अल्लाह मुझे 
कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या वोह (बुत) उसकी 





322 ५2८५ ना 
(४०25४ >५०%े 


श्र (हिना 42»»०2, ., ६ 


७०» --४ 785; | 


+ &; श्रए | हिभाआ 64 
ट् (2 | 
3३ ६१5५2 ? 
४४४५० 





(भेजी हुई) तकलीफ को दूर कर सकते हैं या वोह मुझे 
रहमत से नवाजना चाहे तो क्या वोह (बुत) उसकी (भेजी 
हुई) रहमत को रोक सकते हैं, फूरमा दीजिऐ : मुझे अल्लाह 
काफी है, उसी पर तवक़कल करनेवाले भरोसा करते हैं। 


39. फरमा दीजिए : ऐ (मेरी) कौम तुम अपनी जगह 
अमल किए जाओ में (अपनी जगह) अमल कर रहा हूं, 
फिर अनकरीब तुम (अंजाम को) जान लोगे। 

40. (कि) किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर 
देगा और उस पर हमेशा काइम रेहनेवाला अजाब उतरेगा। 


4. बेशक हमने आप पर लोगों (की रहनुमाई) के लिए 
हक्क के साथ किताब उतारी, सो जिसने हिदायत पाई तो 
अपने ही फाइदे केलिए और जो गुमराह हुआ तो अपने ही 
नुक्सान के लिए गुमराह हुवा और आप उनके 
जिम्मेदार नहीं हैं । 


42. अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्‍त कृब्ज कर 
लेता है और उन (जानों) को जिन्हें मौत नहीं आई है 
उनकी नींद की हालत में, फिर उनको रोक लेता है जिन 
पर मौत का हुक्म सादिर हो चुका हो और दूसरी (जानों) 
को मुक॒र्ररा वक्‍त तक छोडे रखता है । बेशक उसमें उन 
लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौरो फिक्र करते हैं। 





43. क्या उन्होंने अक्वाह के इज्न के खिलाफ (बुतों को) 
सिफारशी बना रखा है, फरमा दीजिए : अगरचे वोह 
किसी चीज के मालिक भी न हों और जी अक्ल भी नहों । 


4८2 


ड् 


2८2 +| ४ 


ै4+ 


4९8 ४८ ४ |;८2। ५ 


(75 


व हक 44. “45 
५ 


प्ले ग्े्ज्ले 


०2...५..७ ५ £। ५ (58 


[४:४2 


(6) (2६५ 
श्र्ट्र +ा 


(७८४०० 


६2५७ 


मर 


22% 4 5 
हअकर द ७2 5 
+ (95० 


५ 


(६ 


हे ३ मिड" 


है 52 > ह.। 
40। ७३७ 6.3 |5 


४ ।४6 


(9७ 


ग्र्ड्ट 7 


><८" ३ 


श्र 
(2६ 


५८०४८ ५४०८ ८ 


9 १ ५»०००| 


र<ः 
] 


4 अर 
22८6 करी हट 
रा. #+ 





44. फूरमा दीजिए : सब शफाअत (का इज्न) अल्लाह ही 
के इख्तेयार में है (जो उसने अपने मुकर्रबीन के लिए 
मखसूस कर रखा है), आस्मानों और जुमीन की सल्तनत 
भी उसी की है, फिर तुम उसी की तरफ लौटाऐ जाओगे। 


45. और जब तन्‍्हा अल्लाह ही का जिक्र क्या जाता है तू 
उन लोगों के दिल घुटन और कराहट का शिकार हो जाते 
हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और जब अल्लाह के 
सिवा उन बुतों का जिक्र किया जाता है (जिन्हें वोह पूजते 
हैं) तो वोह अचानक खूश हो जाते हैं। 


46. आप अर्ज कीजिऐ : ऐ अल्लाह ! आस्मानों और 
जूमीन को अदम से वजूद में लाने वाले, गैब और जाहिर 
का इल्म रखने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उन 
(उमूर) का फैसला फूरमाएगा जिनमें वोह इख्तिलाफ 
किया करते थे। 


47. और अगर जालिमों को वोह सबका सब (मालो 
मताअ) मुयस्सर हो जाऐ जो रूऐ जूमीनमें है और उसके 
साथ उसके बराबर (और भी मिल जाऐ) तो वोह उसे 
कियामत के दिन बुरे अजाब (से नजात पाने) के बदले 
में दे डालेंगे, और अछ्लाह की तरफ से उन के लिए वोह 
(अजूाब) जाहिर होगा जिसका वोह गुमान भी नही करते 
थे। 


48. और उनके लिए वोह (सब) बुराइयां जाहिर हो 
जाएंगी जो उन्होंने कमा रखी हैं और उन्हें वोह (अजाब) 
घेर लेगा जिसका वोह मजाक उडाया करते थे। 


49. फिर जब इन्सानको कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें 
पुकारता है फिर जब हम उसे अपनी तरफसे कोई ने! अमत 


है! (मर 9+/ +# ०४? (६&| | 


इ्ड्ट्र्व ट्र 


“27४०७७५०५०) 


(६4॥ $ _&। 2 
5 हु #3+> डर 


32 


(9७५:-००४ 
5] 


(9८%४:४७४४ ५५% 


“४४५ 
हक 


५०७ 


4.2 


टी 


८ 


39 
हक 


3 


्र््र 


&2>2 रे ४ (५४ 


र्टः 


200 औ क /ुक 


| 2, 


(५ ७ +** “3७५ ५] ७६५६ | 
है... 


द्ु 
>), 


४ 
| 
६ 


(ट 





बख्श देते हैं तो केहने लगता है कि येह ने'मत तो मुझे 
(मेरे) इल्मो तदबीर (की बिना) पर मिली है, बल्कि येह 2225५: 2 ग्रे 50 । ६४८४, 
आजूमाइश है मगर उनमेंसे अक्सर लोग नहीं जानते । (७) ०४०४४ (४४)-० | ०226० ५ 


54५ 5 


50. फिल वाके' येह (बातें) वोह लोग भी किया करते थे. ४ (0 ७2 &232 

जो उनसे पहले थे, सो जो कुछ वोह कमाते रहे उनके प डा ८8 
०५०४ ४ 

किसी काम न आ सका। 


5. तो उन्हें वोह बुराइयां आ पहुंचीं जो उन्होंने कमा रखी 
थीं, और उन लोगों में से जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें (भी) 
अन करीब वोह बुराइयां आ पहुंचेंगी जो उन्हों ने कमा 
रखी हैं और वोह (अल्लाह को) आजिज नहीं 
कर सक्ते। 


52. और कया वोह नहीं जानते कि अल्लाह जिस के लिए 
चाहता है रिज्क कुशादा फ्रमा देता है और (जिस के लिए 
चाहता है) तंग कर देता है, बेशक उसमें ईमान रखनेवालों 
के लिए निशानियां हैं। 


| ही र 
सन 
नै 


३५/९- -+*७ 
 ] ६ 
> ३ रे 


ई 
९ 


53. आप फ्रमा दीजिए : ऐ मेरे वोह बन्दो ! जिन्होंने 
अपनी जानों पर जियादती कर ली है, तुम अल्लाह की 
रहमत से मायूस न होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह मुआफ 
'फुरमा देता है, वोह यकीनन बड़ा बख्शनेवाला , बहुत 
रहम फ्रमानेवाला है। 


हि 
(+६६८ च्ट्‌ हर है; 
७ +' 
का 
हि 
हर 
हि ९ 


54. और तुम अपने रब की तरफ तौबा-व-इनाबत 
इख्तियार करो और उसकी इताअत गुजार बन जाओ 
कब्ल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए फिर तुम्हारी 
कोई मदद नहीं की जाएगी। 


55. और इस बेहतरीन (किताब) की पैरवी करो जो 
तुम्हारे रबकी तरफ से तुम्हारी जानिब उतारी गई है कुब्ल 





इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें 
खबर भी न हो। 


56. (ऐसा न हो) के कोई शख्स केहने लगे : हाए 
अफसोस ! उस कमी और कोताही पर जो मैं ने अल्लाह के 
हके (ताअत) में की और मैं यकीनन मजाक उड़ाने वालों 
में से था। 


57. या केहने लगे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो 
मैं जुरूर परहेजगारों में से होता। 


58. या अजाब देखते वक्त केहने लगे कि अगर एकबार 
मेरा दुनिया में लौटना हो जाए तो मैं नैकूकारों में से हो 
जाऊं। 


59. (रब फरमाएगा ;) हां ! बेशक मेरी आयतें तेरे पास 
आई थीं, सो तूने उन्हें झुटला दिया, और तूने तकब्बुर 
किया और तू काफिरों में से हो गया। 


60. और आप कियामत के दिन उन लोगों को जिन्होंने 
अल्लाह पर झूट बोला है देखेंगे कि उनके चेहरे सियाह 
होंगे, क्या तकब्बुर करनेवालों का ठिकाना दोजूखमें नहीं 


हे। 


6.और अल्लाह ऐसे लोगों को जिन्होंने परहेजुगारी 
इख्तियार की है उनकी काम्याबी के साथ नजात देगा न 
उन्हें कोई बुराई पहुंचेगी और न ही वोह गृमगीन होंगे। 


62. अल्लाह हर चीजुका खालिक्‌ है और वोह हर चीज 
पर निगेहबान है। 


>+<४ | 4 36» (७6 

४ (ज्। ४४४ 
८ कटे 

5३ कमर के] (० 


/ ७३४ “9 4 


[५ है ८ ००८/3/०७ 
&] (2८७० (४४० 


3 9.9, ] री 
२८20.» ०५० 5 
७5५७ 


७ पट 
जल टू (रे 
७ हर 
न >> ्/ 


(*६६ 


& ह 


92 हर 3 दर ०० 24.8) 
(५५० ८८३) ५४५५०३..७/ 


;. ** 


9.८ 
£&3&“ “४“ “53६ 


25५)! १४१ (चित हक 





63. उसी के पास आस्मानों और जमीन की कुंजियां हैं, 
और जिन लोगों ने अक्लाहकी आयतों के साथ कुफ्र किया 
वही लोग ही खसारा उठानेवाले हैं। 


64. फूरमा दीजिऐ : ऐ जाहिलो ! क्या तुम मुझे गैर॒ह्लाह 
की परस्तिश करने का केहते हो । 


65. और फिल हकीकत आपकी तरफ (येह) वही की 
गई है और उन (पयगृम्बरों) की तरफ़ (भी) जो आपसे 
पहले (मबऊस हुए) थे कि (ऐ इन्सान !) अगर तूने शिर्क 
किया तो यकीनन तेरा अमल बरबाद हो जाएगा और तू 
जरूर नुक्सान उठानेवालों में से होगा। 


66. बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर और शुक्रगुजारं में 
से होजा। 


67. और उन्होंने अक्लाह की क॒द्रो ता'जीम नहीं की जैसे 
उसकी कुद्रो ता'जीम का हक्क था और सारे की सारी 
जमीन कियामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे 
आस्मानी कुर्रे उसके दाएं हाथ (या'नी कब्जृए कुदरत) में 
लिपटे हूए होंगे, वोह पाक है और हर उस चीज से बुलंदो 
बरतर है जिसे येह लोग शरीक ठेहराते हैं। 


68. और सूर फूंका जाएगा तो सब लोग जो आस्मानों में 
हैं और जो जमीन में हैं बेहोश हो जाएं गे सिवाए उसके 
जिसे अल्लाह चाहेगा, फिर उसमें दूसरा सूर फूंका जाएगा, 
सो वोह सब अचानक देखते हूऐ खडे हो जाएंगे। 


69. और जूमीने (मेहशर) अपने रबके नूरसे चमक 


+ 


पट हि 
ही 
५. ५९ 


७ 
+ 
भी 
+ 


8३ 
है 


दी) 
/ 





उठेगी और (हर एक के आ'माल की) किताब रख दी 
जाएगी और अंबिया को और गवाहों को लाया जाएगा 
और लोगों के दरमियान हक्ो इन्साफ के साथ फैसला कर 
दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। 


70. और हर शख्स को उसके आ'माल का पूरा पूरा 
बदला दिया जाएगा और वोह खूब जानता है जो कुछ वोह 
करते हैं। 

7]. और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वोह दोजुख॒की 
तरफ गिरोह दर गिरोह हांके जाएंगे, यहां तक कि जब वोह 
उस (जहन्नम) के पास पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल 
दिऐ जाएं गे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे : क्या तुम्हारे 
पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे 
रबकी आयात पढ़ कर सुनाते थे और तुम्हें इस दिनकी 
पेशी से डराते थे ? वोह (दोजुखी) कहेंगे : हां (आए थे), 
लेकिन काफिरों पर फरमाने अजाब साबित हो चुका 


होगा। 


72. उनसे कहा जाएगा : दोजूखके दरवाजों में दाखिल 
हो जाओ, (तुम) उसमें हमेशा रेहनेवाले हो, सो गुरूर 
करनेवालों का ठिकाना कितना बुरा है। 


73- और जो लोग अपने रबसे डरते रहे उन्हें (भी) जन्नत 
की तरफ गिरोह दर गिरोह ले जाया जाएगा, यहां तक 
कि जब वोह उस (जन्नत) के पास पहुंचेंगे और उसके 
दरवाजे (पहले ही) खोले जा चुके होंगे तो उनसे वहां 
के निगरान (खुश आमदीद करते हुए) कहेंगे : तुम 
पर सलाम हो, तुम खुशो खुर्रम रहो सो हमेशा रेहने के 
लिए उसमें दाखिल हो जाओ। 





74. और वोह (जन्नती) कहेंगे, तमाम ता'रीफें अल्लाह ही 
के लिए हैं जिसने हमसे अपना वा'दा सच्चा कर 
दिखाया और हमें सरजुमीने जन्नतका वारिस बना दिया 
के हम (इस) जन्नतमें जहां चाहे कियाम करें, सो नेक 
अमल करने वालों का कैसा अच्छा अज् है। 


75. और (ऐ हबीब!) आप फरिश्तों को अर्श के इर्द 
गिर्द हलका बांधे हुए देखेंगे जो अपने रबकी हम्द के 
साथ तस्बीह करते होंगे, और (सब) लोगों के दरमियान 
हक्को इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा 
जाएगा के कुल हम्द अल्लाह ही के लाईक है जो तमाम 
जहानों का परवरदिगार है। 


82% 


अल्लाहके नाम से शुरूअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फ्रमानेवाला है। 


]. हा मीम (हकीकी मा'ना अल्लाह और रसूल 2 ही 
बेहतर जानते हैं) । 


2. इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफसे है जो 
गालिब है, खूब जाननेवाला है। 


3. गुनाह बख्शनेवाला (है) और तौबा कुबूल फ्रमाने 
वाला (है), सख्त अजाब देने वाला (है), बड़ा साहिबे 
करम है। उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, उसी की तरफ 
(सबको) लौटना है। 


4. अल्लाहकी आयतों में कोई झुगडा नहीं करता सिवाए 
उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, सो उनका शहरों में 


(88 ४५४ 3 9253 5 (६ का 
8:०2 55॥ | ४८८४॥।/७४५ 
८८६ 4 [:& “4 ८८“ 3. 
9७० ४०७) ५.3५ ४०७३५ 


४०६ ८ ५ 


भ््प 


& 3/ है ३7 ५९४2 


(कक हे इक «० 645 

(७0: » दा 
52 ४35 ० 4 02) ४5५ 
५००५ 2#५-२ 3०)॥ 
$ 40५ (४9२ है $ क (४92५ 


3 


ट 


4 4002 १; 


62 
5000 


3, “2 


५ 
(22१ 
५9) 3२४ $ 50) 3४ 


«7 )१४॥ ४3 ७» भ्८४०५ 
(05-४0 ५४५१५) 





(आजादी से) घूमना फिरना तुम्हें मुगालते में नडाल दे। 


5. उनसे पहले कौमे नूहने और उनके बाद (और) 
बहुतसी उम्मतोंने (अपने रसूलों को) झुटलाया और हर 
उम्मत ने अपने रसूलके बारेमें इरादा किया के उसे पकड़ 
(कर कत्ल कर दें या कैद कर) लें और बे बुनियाद बातों 
के जरीए झगड़ा किया ताकि उस (झगडे) के जरीए हक 
(का असर) जाइल कर दें सो में ने उन्हें (अजाबमें) पकड॒ 
लिया, पस (मेरा) अजाब कैसा था। 


6. और उसी तरह आपके रबका फरमान उन लोगों पर 
पूरा हो कर रहा जिन्होंने कुफ्र किया था बेशक वोह लोग 
दोजखवाले हैं। 


7. जो (फरिश्ते) अर्शको उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द 
गिर्द हैं वोह (सब) अपने रबकी हम्द के साथ तस्बीह 
करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान के 
लिए दुआए मगफि्रत करते हैं (येह अर्ज करते हैं कि! ऐ. 
हमारे रब ! तू (अपनी) रहमत और इल्म से हर शै का 
इहाता फरमाए हुए है, पस उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने 
तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उन्हें दोजुख॒के 
अजाब से बचा ले। 


8. ऐ हमारे रब ! और उन्हें (हमेशा रेहने के लिए) जन्नाते 
अदून में दाखिल फूरमा, जिन का तूने उनसे वा'दा फूरमा 
रखा है और उनके आबाओ अजदाद से और उनकी 
बीवियों से और उनकी औलादो जुर्रिय्यत से जो नेक हों 
(उन्हें भी उनके साथ दाखिल फ्रमा), बेशक तू ही 
गालिब, बडी हिक्मत वाला है। 


कक 
42८८ ४» 2& 724 


५338४ 


६ 





9. और उनको बुराइयों (की सजा) से बचा ले और जिसे 
तू ने उस दिन बुराइयों (की सजा) से बचा लिया, सो 
बेशक तूने उस पर रहम फरमाया, और येही तो अजीम 
कामयाबी है। 


]0. बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें पुकार कर कहा 
जाएगा ; (आज) तुम से अल्लाह की बेजारी, तुम्हारी जानों 
से तुम्हारी अपनी बेजारी से जियादह बढ़ी हुई है, जबकि 
तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे मगर तुम इन्कार 
करते थे। 

]. वोह कहेंगे : ऐ हमारे रब ! तू ने हमें दोबार मौत दी 
और तूने हमें दोबार (ही) जिन्दगी बख्शी, सो (अब) हम 
अपने गुनाहोंका एतिराफ करते हैं, पस क्या (अजाब से 
बच) निकलने की तरफ कोई रास्ता है ? 


]2. (उन से कहा जाएगा ; नहीं) येह (दाइमी अजाब) 
इस वजह से है कि जब अल्लाह को तन्‍्हा पुकारा जाता था 
तो तुम इन्कार करते थे और अगर उसके साथ (किसी 
को) शरीक ठेहराया जाता तो तुम मान जाते थे, पस 
(अब) अल्लाह ही का हुक्म है जो (सब से) बुलंदो बाला है 


]3. वोही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और 
तुम्हारे लिए आस्मानसे रिज्कु उतारता है, और नसीहत 
सिर्फ वोही कुबूल करता है जो र॒जूअ (इ-लल्लाह) 
में रेहता है। 

]4. पस तुम अल्लाह की इबादत उसके लिए ताअतो 
बंदगीको खालिस रखते हूए किया करो, अगरचे काफिरों 
को नागृवार ही हो। 


]5. दरजात बुलन्द करनेवाला, मालिके अर्श,अपने 
बन्दों में से जिस पर चाहता है रूह (या'नी वही) अपने 


3 (90 वा हा 
(0८5:%४०४४ 5५ 

छू 3:20 258089: 
पे (4 हर ४)-०| (३३ £39»] 





हुक्म से इल्का फरमाता है ताकि वोह (लोगोंको) इकट्ठा 
होनेवाले दिनसे डराए। 


]6. जिस दिन वोह सब (कब्रोसे) निकल पडेंगे और उन 
(के आ'माल) से कुछ भी अल्लाह पर पोशीदा न रहेगा, 
(इर्शाद होगा) आज किसकी बादशाही है? (फिर इर्शाद 
होगा) अल्लाह ही की जो यकता है सब गालिब है। 


]7. आज के दिन हर जानको उसकी कमाई का बदला 
दिया जाएगा, आज कोई ना इन्साफी न होगी, बेशक 
अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेनेवाला है। 


]8. और आप उनको करीब आने वाली आफृत के दिन 
से डराएं जब जब्ते गम से कलेजे मुंह को आएंगे । 
जालिमों के लिए न कोई महरबान दोस्त होगा और न कोई 
सिफारशी जिस को बात मानी जाए। 


]9. वोह ख्यानत करने वाली निगाहों को जानता और 
(उन बातों को भी) जो सीने (अपने अंदर) छुपाए 
रखते हैं। 

20. और अल्लाह हक के साथ फैसला फरमाता है, और 
जिन (बुतों) को येह लोग अल्लाह के सिवा पूजते हैं वोह 
कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ही 
सुननेवाला, देखनेवाला है। 


2]. और क्या येह लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि देख 
लेते उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, 
वोह लोग कृव्वत में (भी) इनसे बहुत जियादह थे और उन 
आसारो निशानात में (भी) जो जमीन में (छोड गए) थे। 
फिर अल्लाहने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया, 


न्ट ४ / 


(कल 


(७ 


हि “८ 52.2 


है? 20 हक 3 


+* 3.39 


(2458 ६।७5 ०४2 आ ८6» 
3०५३५०३/०७)॥ ३३ ;..2 


हु & 


02॥] 


४2:॥४४७८४६८ ६४ 


्् 
& >35 5६६ 





और उनके लिए अल्लाह (के अजाब) से बचाने वाला कोई 
नथा। 


22. येह इस वजह से हुआ कि उनके रसूल खुली 
निशानियां ले कर आए थे फिर उन्होंने कुफ्र किया तो 
अल्लाह ने उन्हें (अजाबमें) पकड़ लिया, बेशक वोह बडी 
कुव्वतवाला, सख्त अजूब देनेवाला है। 


23, और बेशक हमने मूसा (#£“ ) को अपनी निशानियों 
और वाजेह दलीलके साथ भेजा। 


24. फ्रिऔन और हामान और कारून की तरफ, तो वोह 
केहने लगे कि येह जादूगर है, बड़ा झूटा है। 


25. फिर जब वोह हमारी बारगाह से पैगामे हक ले कर 
उनके पास आए तो उन्होंने कहा : उन लोगों के लड़कों 
को कत्ल कर दो जो उनके साथ ईमान लाए हैं और उनकी 
औरतों को जिन्दा छोड़ दो, और काफिरों की पुर फरेब 
चालें सिर्फ हलाकत ही थीं। 


26. और फिरऔन बोला : मुझे छोड दो में मूसा को 
कत्ल कर दूं और उसे चाहिए कि अपने रबको बुला ले। 
मुझे खौफ है कि वोह तुम्हारा दीन बदल देगा या मुल्क 
(मिसर) में फसाद फैला देगा। 





27. और मूसा (#£“ ) ने कहा : मैं अपने रब और तुम्हारे 
रबकी पनाह ले चुका हुं, हर मुतकब्बिर शख्स से जो यौमे 
हिसाब पर ईमान नहीं रखता। 


28. और मिह्लकते फिरऔनमें से एक मर्दे मोमिन ने कहा 


32७ 5 ७४७५ 5४४ ०) 
25672! 


28 825॥ 20725/38॥/8 


9232 &35 | नशा 





जो अपना ईमान छुपाऐ हुए था ; क्या तुम एक शख्स को 
कत्ल करते हो (सिर्फ) इस लिए कि वोह केहता है मेरा 
रब अल्लाह है और वोह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से 
वाजेह निशानियां ले कर आया है, और अगर (बिल 
'फर्ज) वोह झूटा है तो उसके झूट का बोझ उसी पर होगा 
और अगर वोह सच्चा है तो जिस कृदर अजाब का वोह 
तुमसे वा'दा कर रहा है तुम्हें पहोंच कर रहेगा, बेशक 
अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरनेवाला 
सरासर झूटा हो। 





29. ऐ मेरी कौम! आज के दिन तुम्हारी हुकूमत है (तुम 
ही) सर जमीने (मिस्त्र) में इक्तिदार पर हो फिर कौन हमें 
अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, अगर वोह (अजाब) 
हमारे पास आ जाए | फिरऔनने कहा : मैं तुम्हें फकृत 
वोही बात समझता हूं जिसे में खुद (सहीह) समझता हूं. 
और मैं तुम्हें भलाई की राह के सिवा (और कोई रास्ता) 
नहीं दिखाता। 

30. और उस शख्स ने कहा जो ईमान ला चुका था ; ऐ, 
मेरी कौम! में तुम पर (भी अगली) कौमों के रोजे बद की 


तरह (अजाब) का खौफ रखता हूं। 


3]. कौमे नूह और आद और समूद और जो लोग उनके 
बाद हुए (उन) के दस्तूरे सजा की तरह, और अल्लाह बंदों 
पर हरगिज्‌ जियादती नहीं चाहता। 


32. और ऐ कौम! मैं तुम पर चीखो पुकार के दिन 
(या'नी कियामत) से खौफ जुदा हूं। 


33. जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे और तुम्हें अल्लाह 


९० 
$€ ९ 
(५ 


हि] 
्रर 
जल 


$ 
मै 
७ऊ( €+७० 
जा 


हि 
६ 


कर 
कर 
2 * 
फर्‌ 
फ्् 
$ 
(३५ 
हा के 


० 
हि] 


0 
है 
$ई ६७ ५ 
$७ 
+- '/ 
६५ 
* 
हब 


€(+६८ 
क्ष््ज 
*5 
७ 
७ 
$. 


रे 
छ 
& 


७ ७, ३2९2+ 


है 
५ ४ के 


७ 
७० * 


हि 





(के अजाब) से बचाने वाला कोई नहीं होगा और जिसे 
अल्लाह गुमराह ठेहरा दे तो उस के लिए कोई 
हादी-व-रहनुमा नहीं होता। 

34. और (ऐ अहले मिस्र !) बेशक तुम्हारे पास इससे 
पहले यूसुफ (४£“ ) वाजेह निशानियों के साथ आ चुके 
और तुम हमेशा उन (निशानयों) के बारे में शक में (पडे) 
रहे जो वोह तुम्हारे पास लाए थे, यहां तक कि जब वोह 
वफूात पा गए तो तुम केहने लगे कि अब अल्लाह उनकेबाद 
हरगिज्‌ किसी रसूल को नहीं भेजेगा । उसी तरह अछाह 
उस शख्स को गुमराह ठेहरा देता है जो हद से गुजुरने वाला 
शक करने वाला हो। 


35. जो लोग अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बिगैर 
किसी दलील के जो उनके पास आई हो, (येह झगड़ा 
करना) अल्लाह के नजदीक और ईमानवालों के नजुदीक 
सख्त बेजारी (की बात) है, इसी तरह अल्लाह हर एक 
मगृरूर (और) सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। 


36. और फिरऔनने कहा : ऐ हामान ! तू मेरे लिए एक 
ऊंचा महल बना दे ताकि में (उस पर चढ़ कर) रास्तों पर 
जा पहोंचूं। 


37. (या'नी) आस्मानों के रास्तों पर, फिर मैं मूसा के 
खुदा को झांक कर देख सकूं और मैं तो उसे झूटा ही 
समझता हूं, और इस तरह फिरऔनके लिए उसकी बद 
अमली खुशनुमा कर दी गई और वोह (अल्लाह की) राह 
से रोक दिया गया, और फिरऔनकी पुर फरेब तदबीर 
महज हलाकत ही में थी। 





38. और उस शख्स ने कहा जो ईमान ला चुका था : ऐ. 
मेरी कौम! तुम मेरी पैरवी करो में तुम्हें खेरो हिदायत की 
राह पर लगा दूंगा। 


39. ऐ मेरी कौम ! येह दनिया की जिन्दगी बस (चंद 
रोजा) फाइदा उठाने के सिवा कुछ नहीं और बेशक 
आखिरत ही हमेशा रेहने का घर है। 


40. जिसने बुराई की तो उसे बदला नहीं दिया जाएगा 
मगर सिर्फ उसी कदर, और जिसने नेकी की, ख्वाह मर्द 
हो या औरत और मोमिन भी हो तो वोही लोग जन्नत में 
दाखिल होंगे उन्हें वहां बे हिसाब रिज्क दिया जाएगा। 


4. और ऐ मेरी कौम! मुझे क्‍या हुआ है कि में तुम्हें 
नजात की तरफ बुलाता हुं और तुम मुझे दोजुख॒की तरफ 
बुलाते हो। 


42. तुम मुझे (येह) दा'वत देते हो कि में अल्लाह के 
साथ कुफ्र करू और उसके साथ उस चीजुको शरीक 
ठेहराऊं जिसका मुझे कुछ इल्म भी नहीं और में तुम्हें 
खुदाए गालिब की तरफ बुलाता हुंजो बड़ा बख्शनेवाला 
है। 

43. सच तो येह है कि तुम मुझे जिस चीज की तरफ बुला 
रहे हो वोह न तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है और 
न (ही) आखिरत में और बेशक हमारा वापस लौटना 
अल्लाह ही की तरफ है और यकीनन हृद से गुजरनेवाले ही 
दोजखाी हैं। 

44. सो तुम अनकरीब (वोह बातें) याद करोगे जो मैं तुम 


*-े 
ही] 


$ 


2 
क्ष्त 
५ 
के 

हल्की 

७ 

रो 
हे 


ग् 


(३५ 
५६ 
् हर 
[खर 
फू 
७ 
हट 
पीर पर 


बे] 
कै 


(2 
है ५ सी 
रु ्‌ 
७० 
(+७ 

फ 
०७ 
७ 

हर 

६ के 
री ७ 
५ ९.५... 
र.भ७ 


(६2 
८८ 
492 * 


2 “००० 


बी 


ज-+* 





से केह रहा हूं, और मैं अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द 
करता हूं, बेशक अल्लाह बन्दों को देखनेवाला है। 


45. फिर अल्लाहने उसे उन लोगों की बुराइयों से बचा 
लिया जिनकी वोह तदबीर कर रहे थे और आले 
फिरऔनको बुरे अजाबने घेर लिया। 


46. आतिशे दोजखके सामने येह लोग सुब्हों शाम पेश 
किए जाते हैं और जिस दिन कियामत बपा होगी (तो हुक्म 
होगा), आले फिरऔनको सख्त तरीन अजाबमें दाखिल 
कर दो। 

47..और जब वोह लोग दोजूखमें बाहम झगूडेंगे तो 
कमजोर लोग उनसे कहेंगे जो (दुनिया में) बड़ाई जाहिर 
करते थे कि हम तो तुम्हारे पीरोकार थे सो क्‍या तुम 
आतिशे दोजूख॒का कुछ हिस्सा (ही) हम से दूर कर सकते 
हो। 


48. तकब्बुर करनेवाले कहेंगे ; हम सब ही उसी 
(दोजूख) में पडे हैं बेशक अछाहने बंदों के दरमियान 
ह॒त्मी फैसला फरमा दिया है। 


49. और आममें पड़े हुए लोग दोजखके दारोगों से 
कहेंगे : अपने रब से दुआ करो के वोह किसी दिन तो हम 
से अजाब हलका कर दे। 


50. वोह कहेंगे : कया तुम्हारे पास तुम्हारे पयगृम्बर 
वाजेह निशानियां ले कर नहीं आए थे, वोह कहेंगे : क्‍यों 
नहीं, (फिर दारोगे) कहेंगे : तुम खुद ही दुआ करो और 
काफिरों की दुआ (हमेंशा) राएगां ही होगी। 


400] 


हर हि ०] हे े $ 
प्‌ ७+ 


६ 


४०५] 


५६ 


६६ हू 


$' 
हर 


घट 
हि 


$ 7] ७३८ 


चर के 


$ 





टि 


5] बेशक हम अपने रसूलों की और ईमान लानेवालों की 
दुन्यवी जिन्दगी में (भी) मदद करते हैं और उस दिन 
(भी करेंगे) जब गवाह खडे होंगे। 


592& / «5०४ ८2.४) 24 न ४ 
52. जिस दिन जालिमों को उनकी मा'जेरत फाइदा नहीं हर 2:200८ | ४ ५-० 
ओर फ्ा ४» * <3० रथ 
देगी और उनके लिए फिटकार होगी और उन के लिए 6) हे | ] | ु ४ डर ] ४5 
(जहन्नम का) बुरा घर होगा। 


53. और बेशक हमने मूसा (#2“) को (किताबे) 5 हक | (८: > (४ 58५ 


हिदायत आता की और हमने (उनके बाद) बनी इसराईल (8) कसर | ८१ | (2 5८ | 55६६ 
को (उस) किताब का वारिस बनाया। डं 


54. जो हिदायत है और अक्लवालों के लिए नसीहत है। 


55. पस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वा'दा हक 
है और अपनी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश तलब 
कीजिऐ # और सुब्हों शाम अपने रबकी हम्दके साथ 
तस्बीह किया कीजिए | 


# (“लि-जृंबि-क ” में “उम्मत” मुजाफ है जो कि महजूफ़ है लिहाजा इस बिना पर यहां वस्तगफिर लि-जुंबि-क से 
मुराद उम्मत के गुनाह हैं । इमाम नस्फी, इमाम कुर्तबी और अल्लामा शौकानी ने येही मा'ना बयान किया है। हृवालाजात 
मुलाहिजा करें। 

|. (वस्तगफिर लि-जूृंबि-क ) अय्यु लि-जूंबि उम्मति-क “या'नी अपनी उम्मतके गुनाह” । (नस्फी, मदारिकुत 
तनन्‍जील व हकाइकुत ता'बील, 4 : 359) 

2. (वस्तगफ्र लि-जृंबि-क ) की-ल : लि-जूंबि उम्मति-क हजूफुल मुजाफु व अकीमुल मुजाफु इलैहि मकामुहू 
“वस्तगफिर लि-जृंबि-क” के बारेमें कहा गया है कि इससे मुराद उम्मत के गुनाह हैं । यहां मुजाफ को हजुफ कर के 








मुजाफ इलैहको उसका काइम मुकाम कर दिया गया।” 

(कुर्तुबी, अल जामिडल अहकामुल कुरआन, 5 : 324) 

3. “वकी-ल लि-जुंबि उम्मति-क फी हक्कि-क ” येह भी कहा गया है कि लि-जुंबि-क या'नी आप अपने हकमें 
उम्मत से सरजृद होनेवाली खुताओं की ।” (इब्ने हय्यान उन्दुलुसी, अल बहरुल मुहीत, 7 :47) 











4. (वस्तगफिर लि-जुंबि-क ) कीलल मुरादु जृंबि उम्मति-क फहु-व अला हजूफुल मुजाफ “ कहा गया है कि इससे 
मुराद उम्मतके गुनाह हैं और येह मा'ना मुजाफ के महजूफ होने की बिना पर है।” (अल्लामा शौकानी, फृत्हुल कृदीर, 
4:497) 





56. बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं 
बिगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, उनके 
सीनों में सिवाए गुरूर के और कुछ नहीं है वोह उस 
(हकीकी बरतरी) तक पहुंचनेवाले ही नहीं । पस आप 
(उनके शर्र से) अल्लाह की पनाह मांगते रहिए, बेशक 
वोही खूब सुननेवाला खूब देखनेवाला है। 


57. यकीनन आस्मानों और जमीन की पैदाइश 
इन्सानोकी पैदाइश से कहीं बढ़ कर है लेकिन अक्सर 
लोग इल्म नहीं रखते । 


58.और अँधा और बीना बराबर हो सकते सो (उसी 
तरह) जो लोग ईमान लाए और नेक आ'माल किए 
(वोह) और बदकार भी (बराबर) नहीं हैं । तुम बहुत ही 
कम नसीहत कुबूल करते हो। 


59- बेशक कियामत जृरूर आनेवाली है, इसमें कोई 
शक नहीं । लेकिन अक्सर लोग यकीन नहीं रखते । 


60. और तुम्हारे रबने फरमाया है तुम लोग मुझ से दुआ 
किया करो में जुरूर कुबूल करूंगा, बेशक जो लोग मेरी 
बंदगी से सरकशी करते हैं वोह अनक्रीब दोजखमें 
जुलील हो कर दाखिल होंगे। 


6. अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम 
इसमें आराम पाओ और दिन को देखने के लिए रौशन 
बनाया । बेशक अल्लाह लोगों पर फूज्ल फ्रमानेवाला है 
लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। 


62. येही अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर चीजुका खालिक 


50 ४७) 
2४ ४6% ४४४८३, 
620%५४४ 
250| 5 +#»0)॥ ४:०८ ५४५ 
2७७०) ५५७5।५०४८८३॥॥५ 
69 625. 5 ६ है 27 %॥॥| ग्र 


६:२४८८४४०:४०८८०॥४। 


42608 


(५ ८ 


88 2७835 | 5६87 
00629 4५5 ४४ 
46९08%४-५८०४४४५ 





है, उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं फिर तुम कहां भटकते 
फिरते हो। 

63. इसी तरह वोह लोग बेहके फिरते थे जो अल्लाह की 
आयतों का इन्कार किया करते थे। 


64. अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जुमीन को कुरारगाह 
बनाया और आस्मान को छत बनाया और तुम्हें शक्लो 
सूरत बख्शी फिर तुम्हारी सूरतों को अच्छा किया और 
तुम्हें पाकीजा चीजों से रोजी बख्शी, येही अल्लाह तुम्हारा 
रब है । पस अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सब जहानों 
कारब है। 


65. वोही जिन्दा है, उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, पस 
तुम उसकी इबादत उसके लिए ताअतो बंदगी को खालिस 
रखते हुऐ किया करो, तमाम ता'रीफें अल्लाह ही के लिए हैं 
जो सब जहानों का परवरदिगार है। 


66. फ्रमा दीजिए : मुझे मना' किया गया है के में उनकी 
परस्तिश करूं जिन बुतोंकी तुम अल्लाह को छोड कर 
परस्तिश करते हो जबकि मेरे पास मेरे रबकी जानिब से 
वाजेह निशानियां आ चुकी हैं और मुझे हुक्म दिया गया है 
के तमाम जहानों के परवरदिगार की फुरमां बरदारी करों । 


67. वोही है जिसने तुम्हारी (कीमियाई हयात की 
इब्तिदाई) पैदाईश मिट्टी से की फिर (हयातियाती 
इब्तिदा) एक नुत्फा (या'नी एक खुल्ये) से, फिर रहमे 
मादर में मोअलक वुजूद से, फिर (बिलाआखिर) वोही 
तुम्हें बच्चा बनकर निकालता है फिर (तुम्हें नश्वोनुमा 
देता है) ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ | फिर 
(तुम्हें उप्र की मोहलत देता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ 
और तुम में से कोई (बुढ़ापे से) पहले ही वफ़ात पा जाता 


2६५ 


है पा 


हज के “ के 
सी *> पे 
हद ७६ र "20 


दर 
७३७ 


(02.00९0:50222 
$;258 8४0 20 5 (६ 9 
पद ६25) 4 ८22०८ 


न (2...0 हे 


“०५ 
शर्ट १3868, 


5६ ] 
5 





है और (येह सब कुछ इस लिए किया जाता है) ताकि तुम 
(अपनी अपनी) मुकर्ररा मीआद तक पहुंच जाओ और 
इस लिए (भी) कि तुम समझ सको । 

68. वोही है जो जिन्दगी देता है और मौत देता है फिर जब 
वोह किसी का फैसला फरमाता है तो सिर्फ उसे फरमा 
देता है हो जा पस वोह हो जाता है। 


69. क्‍या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की 
आयतों में झगडा करते हैं, वोह कहां भटके जा रहे हैं। 


70. जिन लोगोंने किताबको (भी) झुटला दिया और उन 
(निशानियों) को (भी) जिनके साथ हमने अपने रसूलों 
को भेजा था, तो वोह अनक्रीब (अपना अंजाम) 
जान लेंगे। 


7]. जब उनकी गरदनों में तौक और जंंजीरें होंगी, वोह 
घसीटे जा रहे होंगे। 


72. खौलते हुए पानी में, फिर आग में (ईंधन के तौर पर) 
झोंक दीए जाएगे। 


73. फिर उनसे कहा जाएगा : कहां हैं वोह (बुत) जिन्हें 
तुम शरीक ठेहराते थे। 


74. अल्लाह के सिवा, वोह कहेंगे : वोह हम से गुम हो 
गए बल्कि हम तो पहले किसी भी चीज की परस्तिश 
नहीं करते थे, उसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह 
ठेहराता है। 


75. येह (सजा) इसका बदला है कि तुम जुमीनमें नाहक्‌ 
खूशियां मनाया करते थे और उसका बदला है कि तुम 
इतराया करते थे। 


६ 


०] 
मर रे#७ 


ध् 
पु 
अप 


३५ ७० 
हु 
६ 0 


2 


पं 
+ 
ध्स्र्‌ः 


है 2, (5 6५ ४ 
हे 

0 हक 

338 ५5 है. पे 5 7)॥ 


८& 29,5६2 


७०३० 2-१ 


१ 





76. दोजखके दरवाजों में दाखिल हो जाओ तुम इसमें 
हमेशा रेहनेवाले हो, सो गुरूर करनेवालों का ठिकाना 
कितना बुरा है। 


77. पस आप सब्र कीजिए बेशक अल्लाह का वा'दा 
सच्चा है, फिर अगर हम आपको इस (अजाब) का कुछ 
हिस्सा दिखा दें जिस का हम उनसे वा'दा कर रहे हैं या हम 
आपको (इससे कब्ल) वफूत दे दें तो (दोनों सूरतों में) 
वोह हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। 


78. और बेशक हमने आपसे पहले बहुतसे रसूलों को 
भेजा, उनमें से बा'जु का हाल हमने आप पर बयान फ्रमा 
दिया और उनमें से बा'जु का हाल हमने (अभी तक) 
आप पर बयान नहीं फूरमाया, और किसी भी रसूल के 
लिए येह (मुमकिन) न था कि वोह कोई निशानी भी 
अल्लाह के इज्न के बिगैर ले आए, फिर जब अल्लाह का 


हुक्म आ पहुंचा (और) हक़ो इन्साफ के साथ फैसला कर 
दिया गया तो उस वक्‍त अहले बातिल खसारे में रहे। 


79. अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाऐ ताकि 
तुम उनमें से बा'जु पर सवारी करो और इन में से बाज 
को तुम खाते हो। 


80. और तुम्हारे लिए उनमें और भी फवाइद हैं और 
ताकि तुम उन पर सवार हो कर (मजीद) उस जरूरत (की 
जगह) तक पहुंच सको जो तुम्हारे सीनों में (मुतअय्यन) 
है और (येह कि तुम उन पर और कश्तियों पर सवार किए 
जाते हो। 

8. और वोह तुम्हें अपनी (बहुत सी) निशानियां 
दिखाता है, सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को 
इन्कार करोगे। 


६५ £ 3५ ७ ) ०० ;/ 5८ 6 डी 
४2०:५५० "३ ५०८ 4७3 
(9 22 2३६3 त््द्वै2 ल्‍्र्ट्रेड 
(9०2 >-०५ ७५-०५ 


4 


६४७ ,. ८ऋ 


रे 


है 


ई७० ४३ €ः 


4 


हि 





82. सो क्या उन्होंने जुमीनमें सैरो सियाहत नहीं की के 
वोह देखते कि उन लोगों को अंजाम कैसा हुवा जो उनसे 
पहले गुजर गए , वोह इन लोगों से (तादाद में भी) बहुत 
जियादह थे और ताकतमें (भी) सख्त तर थे और 
निशानात के लिहाज से (भी) जो (वोह) जमीन में छोड 
गए हैं (कहीं बढ़ कर थे) मगर जो कुछ वोह कमाया करते 
थे उनके किसी काम न आया। 

83. फिर जब उनके पयगृम्बर उनके पास वाजेह 
निशानियां ले कर आए तो उनके पास जो (दुनिया वी) 
इल्मो फून था वोह उस पर इतराते रहे और (उसी हाल में) 
उन्हें उस (अजाब) ने आ घेरा जिसका वोह मजाक 
उड़ाया करते थे। 

84. फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो केहने 
लगे ; हम अल्लाह पर ईमान लाए जो यक्‍क्ता है और हमने 
उन (सब) का इन्कार कर दिया जिन्हें हम इसका शरीक 
ठेहराया करते थे। 


85. फिर उनका ईमान लाना उनके कुछ काम न आया 
जबकि उन्होंने हमारे अजाब को देख लिया था, अल्लाह का 
(येही) दस्तूर है जो उसके बंदों में गुजरता चला आ रहा है 
और इस मुकाम पर काफिरोंने (हमेशा) सख्त नुकसान 


खाड़ 


अल्लाहके नाम से शुरूअ जो निहायत महरबान हमेशा रहम फ्रमानेवाला है। 


]. हा मीम (हकीकी मा'ना अल्लाह और रसूल #762 
ही बेहतर जानते हैं) । 


2. निहायत महरबान बहुत रहम फ्रमानेवाले (रब) की 
जानिब से उतारा जाना है। 


(2226४ 


८ & हा (6 ६: 
(| 
के 


(,» 


७0८४४ ६४४८४ ५५% 


! रू हैक है न कस 
40५00 9४2५5 ४४ 
रा (४6 ८; (86 4826 


)4 
टर 
628. 2 &2 
+ 
09 ++ £ 2««* 


5992<4२०४ ६36 | कि 
+््ट ३ ही 


980५ 


व्र्य्ल््यः 





3. (इस) किताब का जिसकी आयात वाजेह तौर पर 
बयान कर दी गई हैं इल्मो दानिश रखने वाली कौमके 
लिए अरबी (जबान में) कुरआन (है)। 


4. खुशखबरी सुनानेवाला है और डर सुनानेवाला है, 
फिर इनमें से अक्सर लोगों ने रूगर्दानी की सो वोह (उसे) 
सुनते ही नहीं हैं। 


5. और केहते हैं कि हमारे दिल उस चीज से ग्लाफेों में 
हैं जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं और हमारे कानों में 
(बेहरेपनका) बोझ है और हमारे और आपके दरमियान 
परदा है सो आप (अपना) अमल करते रहिए हम अपना 
अमल करनेवाले हैं। 


6. (इनके परदे हटाने और सुनने पर आमादह करने के 
लिए) फ्रमा दीजिए : (ऐ काफिरो !) बस मैं जाहिरन 
आदमी होने में तो तुम ही जैसा हूं (फिर मुझसे और मेरी 
दा'वत से इस कृदर क्‍यों गुरेजां हो) मेरी तरफ येह वही 
भेजी गई है कि तुम्हारा मा'बूद फूकृत मा'बूदे यक्ता है, 
पस तुम इसी की तरफ सीधे मुतवज्जे रहो और उससे 
मगृफिरत चाहो, और मुशरिकों के लिए हलाकत है। 


7. जो जुकात अदा नहीं करते और वोही तो आखिरत के 
भी मुन्किर हैं। 


8. बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे 
उनके लिए ऐसा अज् है जो कभी खत्म नहीं होगा। 


9. फ्रमा दीजिए : कया तुम उस (अल्लाह) का इन्कार 
करते हो जिसने जूमीन को दो दिन (यानी दो मुद्दतों) में 


्र्‌ ६ 
श६ 
" र $ 

2 


७ 


कु 
हि 
७ 
७७ 


बछ्६ 
है 
छ 


के 


है. 
०६ 


हे 
ही की 


'  ड् 


५2४2 
के कम । ४ ही ४ १2४2 |] रु 
>>००७०/| ५०७१ ५५० ०८ ))|० 

तु 452 24७ 
(2५%+०::४)३ 


नल 5 | प्रति /४& 7४ 4 

#&>57५८57४४ ०: ४ 
“८, ४» 56, 3/>८5६ ६ 53८2 
4८5%-5८०5०४८४ ७४५४५ 


छ 
है. पचझूोूण 


ई७ 





और टर्‌ ८५5 2 । 5 
पैदा फरमाया और तुम उसके लिए हमसर ठेहराते हो, (3) ८2.५० 3 “/“ २4 
जी द (७)८४४५०४५०-०४)$ | 
वही सारे जहानों का परवरदिगार है। 


]0. और उसके अंदर (से) भारी पहाड़ (निकाल कर) ५9 ७.१ ७४५ | ४०४) 25 
उसके ऊपर रख दिए और उसके अंदर (मा'दनिय्यात, है ६6 करा हक 235६ ६८४ है| 2) 
आबी जूखाइर, कुदरती वसाइल और दीगर कुव्वतों की) "*८५०८५०० + ४.००० »/ 
बरकत रखी, और उसमें (जुमला मखलूक के लिए) 2 न 2४१०५) 
गिजाएं (और सामाने मईशत) मुकर्रर फरमाए (येह सब 

कुछ उसने) चार दिनों (या'नी चार इतिकाई जमानों) में 

मुकम्मल किया, (येह सारा रिज्क असलन) तमाम 

तलबगारों (और हाजतमंदों) के लिए बराबर है। 


]|. फिर वोह समावी काइनात की तरफ मुतवज्जे हुवा 
तो वोह (सब) धुवां था, सो इसने उसे (या'नी आस्मानी 
कुर्रों से) और जूमीनसे फरमाया ख्वाह बाहम कशिशो 


रगृबत से या गुरेजी-ब-नागवारी से (हमारे निजाम के 
ताबे') आ जाओ, दोनों ने कहा : हम खुशी से हाजिर हैं। 


]2. फिर दो दिनों (या'नी दो मरहलों) में सात आस्मान 
बना दीए और हर समावी काइनातमें उसका निजाम 
वदीअत कर दिया और आस्माने दुनिया को हम ने चरागों 
(या'नी सितारों और सय्यारों) से आरास्ता कर दिया और 
महफूज भी (ताकि एक का निजाम दुसरे में मुदाखिलत न 
कर सके), येह जुबरदस्त गृल्बा (व कुव्वत) वाले, बडे 
इल्मवाले (रब) का मुक॒र्ररकर्दह निजाम है। 

]3. फिर अगर वोह रूगर्दानी करें तो आप फूरमा दें में 
तुम्हें उस खौफनाक अजाब से डराता हुं जो आद और 
समूद की हलाकत के मानिन्द होगा। 

]4. जब उनके पास उनके आगे और उनके पीछे 





(या उनसे पहले और उनके बाद) पयगृम्बर आए(और 
कहा) के अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो 
वोह केहने लगे :अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को 
उतार देता सो जो कुछ तुम दे कर भेजे गऐ हो हम उसके 
मुन्किर हैं। 


]5. पस जो कौमे आद थी सो उन्होंने जुमीनमें नाहक 
तकब्बुर (व सरकशी) की और केहने लगे : हमसे बढ़ 
कर ताकतवर कौन है? और क्‍या उन्होंने नहीं देखा के 
अल्लाह जिसने उन्हें पैदा फरमाया है वोह उनसे कहीं बढ़ 
कर ताकृतवर है, और वोह हमारी आयतों का इन्कार 
करते रहे। 


]6. सो हमने उनपर मनहूस दिनों में खौफनाक तेजो तुन्द 
आँधी भेजी ताकि हम उन्हें दुन्यवी जिन्दगी में जिललतत के 
अजाब का मजा चखाऐँ, और आखिरत का अजाब तो 
सब से जियादह जिल्लत अंगेजु होगा और उनकी कोई 
मददन की जाएगी। 


]7. और जो कौमे समूद थी, सो हमने उन्हें राहे हिदायत 

दिखाई तो उन्होंने हिदायतके मुकाबले में अधा रेहना ही 
पसंद किया तो उन्हें जिछत के अजाब की कड़कने पकड़ 
लिया उन आ'माल के बदले जो वोह कमाया करते थे। 


]8. ओर हमने उन लोगोंको नजात बख्शी जो ईमान लाए 
और परहेजुगारी करते रहे। 


]9. और जिस दिन अल्लाहके दुश्मनों को दोजख॒की 


ट्री 


(२8 $ 


3) ५४४ 


| ६ 99 3 “ “4 2 42 
१42४८-०४ (१६४०४) >१० 
>> 4४4 (६ 


# ईडी 34 ४ 
४28 ७, ५४४ ५. 5६9.० 


(9८४..८ 


9 ) | कट के (< 
८ 6५ ५६४5 
हो 


पक 


और्थिजि) 


॥ 





तरफ जमा' करके लाया जाऐगा फिर उन्हें रोक रोक कर 
(और हांक कर) चलाया जाएगा। 


20. यहां तक कि जब वोह दोजूख तक पहुंच जाएंगे तो 
उनके कान और उनकी आंखें और उन (के जिस्मों) की 
खालें उनके खिलाफ गवाही देंगी उन आ'माल पर जो 
वोह करते रहे थे। 


2. फिर वोह लोग अपनी खालों से कहेंगे : तुमने हमारे 
खिलाफ क्यों गवाही दी, वोह कहेंगी : हमें उस अल्लाह ने 
गोयाई अता की जो हर चीज को कुव्वते गोयाई देता है 
और उसीने तुम्हें पेहली बार पैदा फूरमाया है और तुम उसी 
की तरफ पलटाए जाओगे। 


22. तुम तो (गुनाह करते वक्त) उस (खौफ) से भी पर्दा 
नहीं करते थे कि तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही दे 
देंगे और न (येह कि) तुम्हारी आखें और न (येह कि) 
तुम्हारी खालें (ही गवाही दे देंगी) लेकिन तुम गुमान करते 
थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से कामों को जो तुम करते हो 
जानता ही नहीं है। 


23. और तुम्हारा येही गुमान जो तुमने अपने रबके बारे में 
काइम किया, तुम्हें हलाक कर गया सो तुम नुक्सान उठाने 
वालों में से हो गए। 


24. अब अगर वोह सब्र करें तब भी उनका ठिकाना 
दोजखहै, और अगर वोह (तौबा के ज्‌रीए अल्लाह की) 
रजा हासिल करना चाहें तो भी वोह रजा पानेवालों में 
नहीं होंगे। 


25, और हमने उन के लिए साथ रेहनेवाले (शयातीन) 
मुकरर कर दीए, सो उन्होंने उन के लिए वोह (तमाम बुरे 


(० 


2 
5 


८ 
(“4४ 


ग् रन ७३५ ५ ५८3) है: 


>99 १ कल >»>2५ 92 8 39939“ 


(ली 3१33 (है ४००: 3 जकाआ 


श्र [हरी 42,/3० 


(05% :5४6 


(४ ्टै #*: 9५2५ 
(20६0 


4 है री ् >3 “४ कह ; 32८“ 


हु 
5४ मद का »> 
(55४50 ॥४ 3 जी ० 
| (००८ "2०१ ००१० 
4५ [इनक श्र ५ कक 42५४ ८63८ » 
कक ८ | ++२८ 2) ")) 





आ'माल) खुशनुमा कर दिखाए जो उनके आगे थे और 
उनके पीछे थे और उन पर (वोही) फरमाने अजाब साबित 
हो गया जो उन उम्मतों के बारे में सादिर हो चुका था जो 
जिन्नात और इन्सानों में से उनसे पहले गुजर चुकी थीं । 
बेशक वोह नुक्सान उठानेवाले थे। 


26. और काफिर लोग केहते हैं : तुम इस कुरआन को 
मत सुना करो और इस (की किरअत के अवकात) में 
शोरो गुल मचाया करो ताकि तुम (इनके कुरआन पढ़ने 
पर) गालिब रहो। 

27. पस हम काफिरों को सख्त अजाब का मजा जुरूर 
चखाएंगे और हम उन्हें उन बुरे आ'माल का बदला जरूर 
देंगे जो वोह करते रहे थे। 


28. येह दोजृख अल्लाह के दुश्मनों की जजा है, उनके 
लिए इसमें हमेशा रेहने का घर है, येह उसका बदला है जो 
वोह हमारी आयतों का इन्कार किया करते थे। 


29. और जिन लोगोंने कुफ्र किया है कहेंगे : ऐ हमारे 
रब ! हमें जिन्नात और इन्सानों में से वोह दोनों दिखा दे 
जिन्होंने हमें गुमराह किया है हम उन्हें अपने कदमों के 
नीचे (रोंद) डालें ताकि वोह सब से जूयादह जिल्लत वालों 
में हो जाएं। 


30. बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर 
वोह (इस पर मजबूती से) काइम हो गए, तो उन पर 
'फरिश्ते उतरते हैं (और केहते हैं) कि तुम खौफ़ न करो 
और न गृम॒ करो और तुम जन्नत की खुशियां मनाओ 
जिसका तुम से वा'दा किया जाता था। 


>22>5& «४ 


42५... ्ु | धर] 2 ५४ 


४४५23 90 5 2५५७ 


( पे 
है 
३५९- 


+७ ७ 
छ्र्‌ र 


(न जा £] ४८४८४ |» ३ हज 
हट ९ 
गे ] ई 3 


पक है 3/ 20 0 


()े “92 अत हि टेट है 
«*, <*, 





3[. हम दुनिया की जिन्दगी में (भी) तुम्हारे दोस्त और 
मददगार हैं और आखिरत में (भी), और तुम्हारे लिए वहां 
हर वोह ने'मत है जिसे तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिए 
वहां वोह तमाम चीजें (हाजिर) हैं जो तुम तलब करो । 


32. (येह) बडे बख्शनेवाले, बहुत रहम फ्रमानेवाले 
(रब) की तरफ से मेहमानी है। 

33. और उस शख्स से जुयादह खूश गुफृतार कौन हो 
सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे 
ओर कहे : बेशक मैं (अल्लाह और रसूल 79 के) फ्रमां 
बरदाएों में से हों । 

34. और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, और 
बुराई को बेहतर (तरीके) से दूर किया करो सो नतीजतन 
वोह शख्सके तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी 
गोया वोह गरम जोश दोस्त हो जाएगा। 


35. और येह (खूबी) सिर्फ उन्ही लोगों को अता की 
जाती है जो सब्र करते हैं, और येह (तौफीक) सिर्फ 
उसीको हासिल होती है जो बड़े नसीबवाला होता है। 


36. और (ऐ बंदऐ मोमिन !) अगर शैतान की वस्वसा 
अंदाजी से तुम्हें कोई वस्वसा आ जाए तो अल्लाह की 
पनाह मांग लिया कर, बेशक वोह खूब सुननेवाला खूब 
जाननेवाला है। 


37. और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी 
निशानियों में से हैं, न सूरज को सजदा किया करो और न 
ही चांद को, और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया करो 


+ 2 की 


हा] मत हे 

४०० ४५४०० 2 
६2३ ४ ः 

४ 8४3 ७५5५ ४४% 


ह न्‍ 


९ 
री 


) >;०५० ्ट 
(9 %5£9“ 
47“ £ 


हि 8 5ई 
+ 


रे 


४६० 5 29५ 


22% | & ०. 4 हि & 2८.८० 
०2८... (४५५-४४५ 


++ 


2२० 


3४५० ४ 685 45 


529 3 


शहर 5 
40 3.७५ 4४ 


८ 


४५ ४६५ 





जिसने इन (सब) को पैदा फरमाया है अगर तुम उसी की 
बंदगी करते हो। 


38. फिर अगर वोह तकब्बुर करें (तो आप उनकी 
परवाह न करें) पस जो फरिश्ते आपके रब के हुजूर में हैं 
वोह रात दिन उसकी तस्बीह करते रेहते हैं और वोह थकते 
(और उकताते) ही नहीं हैं। 


39, और उसकी निशानियों में से येह भी है कि आप 
(पहले) जुमीनको खुश्क (और बेकुद्र) देखते हैं फिर जब 
हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वोह सर सब्जो शादाब हो 
जाती है और नुमू पाने लगती है, बेशक वोह जात जिसने 
इस (मुर्दा जूमीन ) को जिन्दा किया है यकीनन वही (रोजे 
कियामत) मुर्दों को जिन्दा फरमाने वाला है । बेशक वोह 
हर चीज पर खूब कादिर है। 


40. बेशक जो लोग हमारी आयतों (के मा'ना) में सहीह 
राह से इन्हिराफू करते हैं वोह हम पर पोशीदा नहीं हैं, भला 
जो शख्स आतिशे दोजूखमें झोंक दिया जाए (वोह) 
बेहतर है या वोह शख्स जो कियामत के दिन (अजाब से) 
महफूजो मामून हो कर आए, तुम जो चाहो करो, बेशक 
जो काम तुम करते हो वोह खूब देखनेवाला है। 


4. बेशक जिन्होंने कुरआनके साथ कुफ्र किया जबकि 
वोह उनके पास आ चुका था (तो येह उनकी बदनसीबी 
है) और बेशक वोह (कुरआन) बडी बा इज्जत 
किताब है। 

42. बातिल इस (कुरआन) के पास न इसके सामने से 
आ सकता है और न ही इसके पीछे से, (येह) बड़ी हिक्मत 





वाले, बड़ी हम्दवाले (रब) की तरफ से उतारा हुआ है। 


धघ- ज. 





43. (ऐ हबीब!) जो आप से कही जाती हैं (येह) वोही 
बातें हैं जो आपसे पहले रसूलों से कही जा चुकी हें, 
बेशक आपका रब जुरूर मुआफीवाला (भी) है और 
दर्दनाक सजा देने वाला (भी) है। 


44. और अगर हम इस (किताब) को अजमी जुबान का 
कुरआन बना देते तो यकीनन येह केहते कि इसकी 
आयतें वाजेह तौर पर बयान क्‍यों नहीं की गईं, कया 
किताब अजमी है और रसूल अरबी है (इस लिए ऐ. 
महूबूबे मुकर्रम |! हमने कुरआन भी आप ही की जुबान में 
उतार दिया है ।) फूरमा दीजिए : वोह (कुरआन) 
ईमानवालों के लिए हिदायत (भी) है और शिफा (भी) है 
और जो लोग ईमान नहीं रखते उनके कानों में बेहरेपन 
का बोझ है वोह उनके हकमें नाबीनापन (भी) है (गोया) 
वोह लोग किसी दूर की जगह से पुकारे जाते हैं। 


45. और बेशक हमने मूसा (#/“) को किताब आता 
'फरमाई तो उसमें (भी) इख्तिलाफ किया गया, और अगर 
आपके रब की तरफ से फरमान पहले सादिर न हो चुका 
होता तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता और 
बेशक वोह इस (कुरआन) के बारे में (भी) धोका 
देनेवाले शक में (मुब्तिला) हैं। 


46. जिसने नेक अमल किया तो उसने अपनी ही जात के 
(नफे' के) लिए (किया) और जिसने गुनाह किया सो 
(उसका वबाल भी) उसी की जान पर है, और आपका रब 
बंदों पर जुल्म करनेवाला नहीं है। 


हि 23026 आए सह 58७ 


24 48 शा 3 + 


242) 


/ *+८१ 
है (49२ 59% ८९ 
(/3) अं 0 423 35६ 


०५..५..७ ८ 
५8 & हक न ० _+ 
205,८७:५७५ ६2५४९ ८ 


# 
जा 


(9) ५४४४ 





